Haryana Gouernment Gazette 


पु ६ । 
EXTRAORDINARY 
Published by Authority 
© Govt. of Haryana 
No. 29-2024/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, FEBRUARY 22, 2024 (PHALGUNA 3, 1945 SAKA) 
हरियाणा सरकार 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 22 फरवरी, 2024 


संख्या 9/31 /2024-4का.- हरियाणा नगर पालिका वार्ड परिसीमन नियम, 197 के नियम-9 के अधीन प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी सभी आदेशों /अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, हरियाणा के 
राज्यपाल इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट नगरपालिका, पूण्डरी, जिला कैथल के वार्डों के परिसीमन हेतु ऐसे 
व्यक्तियों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, जिनको इससे प्रभावित होने की सम्भावना है । 

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दस दिन की अवधि की 
समाप्ति पर या इसके पश्चात्‌ राज्य सरकार अधिसूचना प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों अथवा सुझावों, यदि कोई हो, सहित जो 
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा 
उपायुक्त, कैथल के माध्यम से किसी व्यक्ति से अधिसूचना प्रारूप के सम्बन्ध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व 
प्राप्त किए जाऐँ, विचार करेगी :- 


सीमाओं की अनुसूची 

वार्ड नं० 01:- उस faq से आरम्भ होकर जहां पर Hg पीर (२2701ाठदा 9) के सामने पूर्व से पश्चिम की ओर राजा अग्रशेन 
मार्ग के साथ-साथ पाई रोड की तरफ चलते हुए जहा से राजा अग्रशेन मार्ग व पाई रोड को काटता है से उत्तर दिशा की 
ओर ब्रहमानन्द हस्पताल (7२97'५580) पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए, फतेह सिंह (TRVROVA2) के मकान से पश्चिम 
दिशा की ओर चलते हुए नगरपालिका की पश्चिम सीमा तक, उसके बाद दक्षिण दिशा में चादी सेठ वाली गली तक, उसके 
बाद पूर्व की तरफ बढ़ते हुए मैन पाई रोड तक, उसके बाद दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ते हुए बालाजी मार्बल (7RRS2K27) की 
दुकान से पूर्व दिशा की ओर हुडडा की बाउण्डरी के साथ-साथ चलते हुए मैन रोड हाबडी मोड तक, हाबडी मोड से उत्तर 
दिशा की ओर चलते हुए Hg पीर ध२2९61ठदा 9) तक जोकि ui बिन्दु है। 

वार्ड नं० 02:- उस बिन्दू से आरंभ होकर जहां Gg पीर (7R2KGIKLY) से पूर्व दिशा की ओर नगरपालिका की पूर्वी सीमा 
तक, उसके बाद पूर्व सीमा से दक्षिण दिशा की तरफ होते हुए ब्रहमानन्द व आदर्श नगर कालोनी को कवर करते हुए सिकन्दर 
खेडी वाली सड़क तक, उसके बाद नगरपालिका की पूर्वी सीमा से पश्चिम दिशा की तरफ बरसाना वाली सड़क को काटते हुए 
11 wal मन्दिर (TRWONKW6) से पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए अश्वनी पडिंत (7RLLD534) के मकान तक, उसके 
बाद उत्तर दिशा की ओर चलते हुए अश्वनी पत्रकार के मकान के साथ-साथ चलते हुए रितेश (7REAFI25) के मकान तक, 
उसके बाद पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए सत्तु साईकल (7२4५70८8) की दुकान तक, उसके बाद उत्तर दिशा की तरफ 
चलते हुए माता मन्दिर तक उसके बाद पूर्व दिशा में डी0ए0वी0 स्कूल (7RBV4IRO) तक उसके बाद उत्तर दिशा में सैनी 
स्वीटस (TRHY81Al) के साथ-साथ चलते हुए केन्दु पीर (7RAKGIKLY) तक जोकि प्रारभिंक बिन्दु है। 


(649) 


650 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 22, 2024 (PHGN. 3, 1945 SAKA) 


वार्ड नं० 03:-उस faq से जहां पर नगरपालिका की पूर्वी सीमा में दिलावर (7RNCUCSS) के मकान से पश्चिम दिशा की 
तरफ चलते हुए बरसाना रोड को काटते हुए जसवन्त (7RTBRKT2) के मकान से रमेश पंजाबी (TRVP3ND8) के मकान 
तक, उसके दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ते हुए राजे (TRHICARO) के मकान तक, उसके बाद पूर्व दिशा में रामकिशन के मकान 
से राजिन्द्र (TRQAN275) के मकान तक, उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर होते हुए ज्ञानी (7R3LF7DS) के मकान तक 
उसके बाद नगरपालिका की पूर्व सीमा तक उसके बाद उत्तर दिशा में जोकि प्रारंभिक बिन्दु है। 

वार्ड नं० 04:-उस बिन्दू तक आरंभ होकर जहां पर पालिका की दक्षिण सीमा पाई रोड से शुरू होकर उत्तर दिशा शिव मन्दिर 
(7RFUCGC7) से होत हुए उत्तर दिशा की ओर ब्रहमानन्द चौंक तक, उसके बाद पूर्व दिशा की ओर were चौपाल 
(TRRG4CV8) तक, उसके बाद उत्तर दिशा की ओर ईशवर के मकान तक, उसके बाद पूर्व दिशा में पंजावा (TREPCNG6) 
के पूर्वी तट तक, उसके बाद दक्षिण दिशा से होते हुए नगरपालिका की दक्षिण सीमा तक, उसके बाद पश्चिम दिशा में मैन 
केंची चौंक तक, जो की प्रारंभिक बिन्दु है। 

वार्ड नं० 05:-उस बिन्दू से जहां पर नगरपालिका को दक्षिणी सीमा पाई रोड से शुरू होकर नगरपालिका की पश्चिम सीमा के 
साथ लगती पिलनी वाली सड़क से पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए सामुदायिक केन्द्र (12७061₹0) के साथ-साथ चलते हुए 
जगतराम (7R290PF3) के मकान तक, उसके पूर्व दिशा में रामलीला मैदान की तरफ बढ़ते हुए उत्तर दिशा की तरफ पवन 
(TR6ODWNT7) के मकान के साथ-साथ होते हुए गोपी मास्टर (TRIWVIY6) के मकान तक, उसके बाद पूर्व दिशा की ओर 
राजे के मकान तक, उसके बाद दक्षिण के बाद आत्म प्रकाश (TRVGUILO) के मकान तक, उसके बाद पूर्व पश्चिम दिशा के 
मध्य चलते हुए पाई गेट ब्रहमानन्द चौक से नगरपालिका दक्षिण सीमा तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है। 

वार्ड do 06:-जहां पर पाई गेट ब्रहमानंद चौक से आरंभ होकर पूर्व दिशा में बिट्टू (1२५४77०४०) की दूकान तक उसके बाद 
उत्तर दिशा में जय सिंह के मकान के साथ-साथ हरिजन चौपाल तक उसके बाद पश्चिम दिशा में काके वाल्मीकि के मकान 
तक उसके बाद उत्तर दिशा में माता तक उसके बाद ज्ञान वर्मा के घर तक उसके बाद पश्चिम दिशा में कालू के मकान तक 
उसके बाद उत्तर दिशा में सुदर्शन मैनेजर के मकान तक उसके बाद पश्चिम में बलवंतराय के मकान तक उसके बाद हरिजन 
चौपाल (7RPGKO73) तक उसके बाद पश्चिम दिशा में ईशम सिंह के मकान तक उसके बाद दक्षिण दिशा में रामलीला ग्राउंड 
तक उसके बाद पूर्व दिशा में चैरी के मकान तक उसके बाद उत्तर दिशा में गौतम भवन (TRWVCO72) तक उसके बाद 
दक्षिण दिशा में राजेश (TRYAT703) के मकान से होते हुए मेन पाई गेट तक जोकी प्रारंभिक बिन्दु है। 

वार्ड नं० 07:--आरंभिक बिंदु हरिजन चौपाल (7RPGKO73) से पूर्व दिशा की ओर प्यारा पटवारी के मकान तक उसके बाद 
उत्तर दिशा में राज के मकान के साथ-साथ चलते हुए डब्बू के मकान के मकान के साथ-साथ रामप्रकाश जोगी 
(TREPCMJ2) के मकान तक उसके बाद पश्चिम दिशा में रामस्वरूप पंसारी (7RGESCN7) की दुकान तक उसके बाद 
दक्षिण दिशा में डॉक्टर कश्मीरी (TRMRQDIM) की दुकान से होते हुए पश्चिम दिशा में सोनी के मकान तक उसके बाद पूर्व 
दिशा में पोनी चक्की से होते हुए माता (7RTUK542) तक उसके बाद दक्षिण दिशा में अनिल मास्टर के घर से होते हुए 
फौजी के मकान तक जोकी प्रारंभिक बिन्दु है। 

वार्ड नं० 08:- राजीव (7RP3INF2) के मकान से आरंभ होकर पूर्व दिशा में बबल के मकान तक उसके बाद उत्तर दिशा में 
आत्म के साथ-साथ राजे (TRIAKGIKLY) के मकान तक उसके बाद पूर्व दिशा की ओर तालाब (२070५80) के अंतिम 
पूर्वी छोर तक उसके बाद दक्षिण दिशा में चलते हुए चमार श्मशान घाट (1२407714) के साथ-साथ पश्चिम दिशा में राजीव 
(7RP31NF2) के मकान तक जो की प्रारंभिक बिन्दु है। 

वार्ड नं० 09:-जहां पर शोकी रायमल (7RHQSKK1) की दुकान से पश्चिम दिशा में मोनू के घर के साथ-साथ चलते हुए 
लखी की दुकान (7RIQHG21) तक उसके बाद दक्षिण दिशा में महेश मंगल (7२01फ5२8) के मकान के साथ-साथ RAN 
सेठ के मकान तक उसके बाद उत्तर दिशा में बिहारी की चक्‍की तक उसके बाद पश्चिम दिशा में नरेश (7RTVL7H4) के 
मकान तक उसके बाद उत्तर दिशा में सुभाश बंसल के मकान से होते हुए नरेंद्र (२6शा 800) के मकान तक उसके बाद 
पूर्व दिशा में शिशु निकेतन स्कूल के साथ-साथ होते हुए ओम वर्मा की दुकान तक उसके बाद उत्तर दिशा में सेठ झण्डामल 
धर्मशाला (TRIBCDTO) तक उसके बाद दक्षिण दिशा में विक्‍्क्की के मकान तक उसके बाद पूर्व दिशा में अनिल दर्जी की 
दुकान तक उसके बाद दक्षिण दिशा में शोकीरायमल (रप्त05दाट1) की दुकान तक जो की प्रारंभिक बिन्दु है। 

वार्ड नं० 10:-उस बिन्दू से जहां पर सतीश गोलन (JRETFF77) के मकान से उत्तर दिशा में बढ़ते हुए WR के पहलवान 
के मकान तक, उसके बाद उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए सैनी धर्मशाला (गरणभागर69) तक, उसके बाद दक्षिण दिशा में 
वकिल गौस्वामी के मकान तक, उसके बाद पश्चिम दिशा में राजकिशन (7R51RKM8) के मकान तक, उसके बाद दक्षिण 
दिशा में गोपीनाथ मन्दिर (7R8NN9AO) तक, उसके बाद पश्चिम दिशा में सतीश गोलन (7RETFF77) के मकान तक, जोकि 
प्रारम्भिक बिन्दु है। 

वार्ड Fo 11:-नगरपालिका की पश्चिम सीमा पिलनी रोड से उत्तर दिशा के ओर सैलर वाली सड़क तक, उसके बाद पूर्व दिशा 
में पाई रोड को काटते हुए जयपाल (TRHRVF29) के मकान से ताने मास्टर (TRGWMKP4) के मकान तक, उसके बाद पूर्व 
दिशा में चलते हुए बाला YAR (TRVUMOL4) के मकान तक, दक्षिण दिशा में सुरजीत के मकान तक, उसके बाद पश्चिम 
दिशा में गुरदीता के मकान तक, उसके बाद दक्षिण दिशा में मुरारी के मकान तक, उसके बाद दक्षिण दिशा से होते हुए 
सुनहरा (7RF33V89) व रिक्की के मकान तक, उसके बाद पश्चिम दिशा में माईचन्द (JREPY38) के मकान तक, उसके बाद 
नगरपालिका की पश्चिम सीमा तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है। 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 22, 2024 (PHGN. 3, 1945 SAKA) 651 


वार्ड नं० 12 :-प्रारंभिक हाबडी मोड सैनी Raca (7RHYIA1) से पूर्व दिशा में डी0ए0वी0 tea की सीमा तक उसके बाद 
पश्चिम दिशा में माता मन्दिर तक उसके बाद दक्षिण दिशा में uc साईकल (7R4AV7QKR) की दुकान तक उसके के बाद 
पूर्व दिशा में राकेश के मकान तक उसके बाद दक्षिण दिशा में अनिल (7RUQEI76) की दुकान तक उसके बाद पश्चिम दिशा 
में विक्‍्क्षी के मकान तक उसके बाद उत्तर दिशा में झण्डामल धर्मशाला तक उसके बाद पश्चिम दिशा में आर्य समाज मंदिर के 
साथ-साथ चलते हुए गुगन धर00प508) के मकान तक उसके बाद उत्तर दिशा में सैनी धर्मशाला तक उसके बाद पश्चिम 
दिशा में बलवन्त (7106789/0) के मकान तक उसके बाद उत्तर दिशा में रामफल (7२079२५७4) के मकान के साथ-साथ 
चलते हुए सरकारी स्कूल तक उसके बाद पूर्व दिशा में कैथली गेट wha तक उसके बाद उत्तर दिशा में हुडडा की सीमा तक 
उसके ae yd दिशा में सैनी Race (7RHY8141) तक जो की प्रारंभिक बिन्दु है। 

वार्ड 40 13:- उस faq से जहां पर कृष्ण RL3KWA3) के मकान से पूर्व दिशा की ओर पवन के मकान तक, उसके बाद 
उत्तर दिशा में सैनी धर्मशाला (TRQQHIQS) के साथ-साथ चलते हुए अनिल (7२0779/21) के मकान तक, उसके बाद 
पश्चिम दिशा में रमेश की दुकान तक, उसके बाद दक्षिण दिशा से कुलदीप के मकान के साथ होते हुए रमेश के मकान 
(7RLEDKQ8) तक, उसके बाद पूर्व दिशा में नवीन के मकान से होते हुए दक्षिण दिशा में कृष्ण (TRL3KWA3) के मकान 
तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है। 

वार्ड Ho 14:-उस बिन्दू से जहां पर पाई रोड पर आदु वालापीर (7RWIJV22) S पूर्व दिशा की ओर सतीश गोलन 
(TRDGDC21) के मकान तक, उसके बाद उत्तर दिशा में sure गोलन (7R46RDIO) के मकान से ईशम सिंह के मकान 
तक, उसके बाद पूर्व दिशा में नवीन के मकान तक, उसके बाद पश्चिम दिशा में रमेश (7२58२29) के मकान तक, उसके 
बाद उत्तर दिशा में अनिल के मकान तक, उसके बाद उत्तर दिशा में रमेश की दुकान (7RLEDKG8) तक, उसके बाद 
पश्चिम दिशा में मैन पाई सड़क तक, उसके बाद दक्षिण दिशा में आदू वाले पीर तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है। 

वार्ड Ho 15:-प्रारंभिक बिंदु कैथली गेट स्कूल से पश्चिम दिशा की ओर सरकारी स्कुल धरएशश?33) तक उसके बाद दक्षिण 
दिशा में सतपाल धाश'४५४५७1) की दुकान तक, उसके बाद पश्चिम दिशा में रमेश की दुकान के साथ-साथ मैन पाई सड़क 
पर पाला राम (7RDRVPIO) तक, उसके बाद उत्तर दिशा में बबलु की दुकान तक, उसके बाद पश्चिम दिशा में रवि वर्मा के 
मकान तक, उसके बाद उत्तर दिशा में woe के मकान के साथ-साथ चलते हुए पार्क (२2718&५9) तक, उसके बाद पूर्व 
दिशा में चांदी सेठ (7RRS2K27) की दुकान तक, उसके बाद दक्षिण दिशा में हुड्डा की सीमा तक, उसके बाद पूर्व दिशा में 
हुडडा की सीमा के साथ-साथ पुलिस चौंकी (RYK8OV8) तक, उसके बाद दक्षिण दिशा में कैथली गेट स्कूल तक जोकि 
प्रारंभिक बिन्दु है। 

वार्ड नं० 16 :-चांदी सेठ (गरार52727) वाली गली में पार्क से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर नगरपालिका की सीमा तक, 
उसके बाद दक्षिण दिशा में राईस मिल सैलर (7RINRNY6) तक, उसके बाद पूर्व दिशा में पाई रोड तक, उसके बाद उत्तर 
दिशा में बढ़ते हुए बबलु (7RVEBFHO) की दुकान तक, उसके बाद पश्चिम दिशा में रविवर्मा के मकान तक, उसके बाद 
उत्तर दिशा में पार्क (7R2TSPV9) तक, जोकि प्रारभिंक बिन्दू है। 


विकास गुप्ता, 
आयुक्‍त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग | 


HARYANA GOVERNMENT 
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT 
Notification 
The 22nd February, 2024 


No. 9/31/2024-4CII— In exercise of the powers conferred under rule-9 of the Haryana Municipal 
Delimitation of Ward Rules, 1977 and in supersession of all previous orders/notifications issued in this behalf, the 
Governor of Haryana hereby publishes the following proposal for the delimitation of the wards of Municipal 
Committee, Pundri, District Kaithal as specified in the schedule given below for information of the persons likely 
to be affected thereby. 


Notice is hereby given that the draft of notification shall be taken into consideration by the State Government 
on or after the expiry of period of ten days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, 
together with objections and suggestions, if any, which may be received by the Commissioner and Secretary to 
Government, Haryana, Urban Local Bodies Department/ Director, Urban Local Bodies Department through Deputy 
Commissioner, Kaithal from any person in respect of the draft notification before the expiry of the period so 
specified :- 


652 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 22, 2024 (PHGN. 3, 1945 SAKA) 


Schedule of Boundaries 


Ward No. 01:- Starting from the point where in front of Kendu Peer (7R2KGJKL9) , moving from east to west along 
Raja Agrashen Marg towards Pai Road, from where Raja Agrashen Marg and Pai Road intersect, in north direction 
till Brahmanand Hospital (7R9TV580) in west direction. Moving further, from Fateh Singh's house (7RVR9VA2), 
moving towards the west till the western boundary of the municipality, then moving towards the south till Chandi 
Seth WaliGali, then moving towards the east till Main Pai Road, then towards the south till Bala Ji Marbel 
(7RR52K27) Moving towards the east along with the boundary of HUDA, along the main road till Habri Mode, from 
Habri Mode moving towards north till Kendu Peer which is the starting point. 


Ward No. 02:- Starting from the point where Kendu Peer (7R2KGJKL9) is located in the east direction till the 
eastern boundary of the Municipality, then from the eastern boundary towards the south till Sikandar Khedi road 
covering Brahmanand and Adarsh Nagar Colony, then the Municipality. Cutting the Barsana road from the eastern 
border towards the west, moving towards the west from 11 Rudri Mandir (7RW6NKW6) till the house of Ashwani 
Pandit (7RLLD534), then moving towards the north towards the house of Ashwani Journalist and moving towards 
Ritesh's house (7REAFJ25). Till the house, then walk towards the west till Sattu cycle shop (7R4V7QK8), then 
towards the north till Mata Mandir, then towards the east till DAV School (7RBV4JRO), then towards the north 
towards KenduPir (7R2KGJKL9), walking along Saini Sweets (7RHY81AI). Till Pir which is the starting point. 


Ward No. 03:- From the point where in the eastern boundary of the municipality, from Dilawar's house 
(7R2KGJKL9), moving in westerly direction, cutting Barsana Road, from Jaswant's house (7RPVRKT2)to Ramesh 
Punjabi's house (7RVP3ND8), moving towards its south direction till Raje’s house (7RHICARO), then From 
Ramkishan's house in the eastern direction to Rajindra's house (7RQ4N275), then towards the west till Giani's house 
(7R3LF7DS) and till the western boundary of the municipality which is the starting point. 


Ward No. 04:- Starting from the point where the southern boundary of the municipality starts from Pai Road, moving 
in the north direction through Shiv Mandir (7RFUCGC7), in the north direction till Brahmanand Chowk, then in the 
east direction till KharangarhChapal (7RRG4CV8), then in the north direction till Ishwar's House. till, then in the 
easterly direction till the eastern bank of Panjawa (7REPCNG6), then in the southerly direction till the southern 
boundary of the municipality, then in the westerly direction till Man Kenchi Chain, which is the starting point. 


Ward No. 05:- From the point where the southern boundary of the Municipality starts from Pai Road and Pilni Road 
along the western boundary of the Municipality and running in an easterly direction along the Community Center 
(7RAG6JKO) till the house of Jagat Ram (7R29OPF3), then eastwards. Moving in the direction towards Ramlila 
Maidan, going northwards along with Pawan's house (7R6DWNT7) till Gopi Master's house, then eastwards till 
Raje's house, then southwards till Atmaprakash's house (7RVGUJLO), after that Moving between east-west direction, 
from Pai Gate Brahmanand Chowk to the south direction, which is the starting point. 


Ward No. 06:- Where Pai Gate starts from Brahmanand Chonwk in the east direction till Bittu's shop (JRAMTPV0) 
and then in the north direction till Jai Singh's house as well as Harijan Chapal and then in the west direction till Kaake 
Valmiki's house and then in the north direction till Mata's house. Then till Gyan Verma's house, then in the west 
direction till Kalu's house, then in the north direction till Sudarshan Manager's house, then in the west till Balwant 
Rai's house, then till Harijan Chaupal (7RPGKO73), then in the west direction till Isham Singh's house. Then in the 
south direction till Ramlila Ground, then in the east direction till Cherry's house, then in the north direction till 
Gautam Bhawan (7RWVC672), then in the south direction through Rajesh's house (7RYAT703) till Mainpai Gate 
which is the starting point. 


Ward No. 07:- Starting point from Harijan Chaupal (7RPGKO73) in the east direction till the house of Pyaar Patwari 
and then in the north direction moving along the house of Raj and along the house of Dabbu's house till the house of 
Ram Prakash Jogi (7REPCMJ2) and then in the west direction towards Ram Swaroop Ansari's shop (7RGESCN7), 
then in the south direction via Dr. Kashmiri's shop(7RMRQD96), in the west direction till Soni's house, then in the 
east direction via Pony Chakki till Mata (7RTUK542), then in the south direction via Anil Master's house, the 
soldier's house. Till which is the starting point. 


Ward No. 08:- Starting from Rajeev's house (7RP31NF2), going in the east direction till Babal's house, then in the 
north direction along with Atma till Raje's house (7R2KGJKL9), then in the east direction till the last eastern end of 
the pond (7RODQV80), then in the south direction till Chamars cremation ground(7R4QJP14). Along the way in the 
west direction till Rajeev's house (7RP31NF2) which is the starting point. 


Ward No. 09:- Where from Shoki Raimal's shop (7RHQ5KK1) in the west direction along with Monu's house, till 
Lakhi's shop (7R1QHG21), then in the south direction along with Mahesh Mangal's house (7ROTF5R8), till Jassa 
Seth's house and then in the north direction till Bihari's mill. After that in the west direction till Naresh's house 
(7RTVL7H4), then in the north direction through Subhash Bansal's house till Narendra's house (7RGNLBUO), then in 
the east direction along with Shishu Niketan School till Om Verma's shop and then in the north direction through Seth 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 22, 2024 (PHGN. 3, 1945 SAKA) 653 


Till Jnandamal Dharamshala (7RJBCDTO), then in the south direction till Vicky's house, then in the east direction till 
Anil Tailor's shop, then in the south direction till Shoki Raimal's shop (7RHQSKK1) which is the starting point. 


Ward No. 10:- From the point where Satish Gollan's house (7RETFF77) moving in the north direction to Randhir's 
wrestler's house, then moving north-east to Saini Dharamshala (7RNMUU69), then in the south direction to Vakil 
Gauswami's house, then in the west direction Till Rajkishan's house (7R51RKM8), then southwards till Gopinath 
Temple (7R8NN9A0), then westwards till Satish Gollan's house(7RETFF77), which is the starting point. 


Ward No. 11:- The western boundary of the municipality is from Pilani Road in the north direction to Sailor Road, 
then in the east direction cutting Pai Road from Jaipal's house (7RHRVF29) to Tane Master's house (7RGWMKP4), 
then in the east direction till Bala Sunar's house (7RVUM9L4), In the south direction till Surjeet's house, then in the 
west direction till Gurdita's house, then in the south direction till Murari's house, then in the south direction till 
Sunhara (7RF33V89) and Ricky's house, then in the west direction till Mai Chand's house (7REPY38). Till the house, 
then till the western boundary of the municipality, which is the starting point. 


Ward No. 12:- Initial habrimoad From Saini Sweets (JRHYIA1) in the east direction till the boundary of 
D.A.V. School, then in the west direction till Mata Mandir, then in the south direction till Sattu Cycle shop 
(7R4V7QKR), then in the east direction till Rakesh's house, then in the south direction till Anil's shop (7TRUQE176). 
After that in the west direction till Vicky's house, then in the north direction till Jaandamal Dharamshala, then in the 
west direction moving along Arya Samaj Mandir till Gugan's house (7RDOH5Q§8), then in the north direction till 
Saini Dharamshala and then in the west direction till Balwant's house (7RC678WO). Then in the north direction, 
moving along the house of Ramphal’s House (7RQK9RA4), till the Government School, then in the east direction, till 
Kaithali Gate School, then in the north direction, till the boundary of HUDA, then in the east direction, till Saini 
Sweets (7RHY8141), which is the starting point. 


Ward No. 13:- From the point where Krishna's house (7RL3KWA3) goes in the east direction till Pawan's house, 
then in the north direction moving along Saini Dharamshala (7RQQHJQS) till Anil's house (7RQJ7W21), then in the 
west direction till Ramesh's shop, then in the south direction From Kuldeep's house to Ramesh's house (7RLEDKG8), 
then in the east direction through Naveen's house to Krishna's house (7RL3KWA3) in the south direction, which is 
the starting point. 


Ward No. 14:- From the point where Adhu Wala Peer (7RW9JV22) on Pai Road is in the east direction till the house 
of Satish Gollan (7RDGDC21), then in the north direction from the house of Dharampal Gollan (7R46RD90) to the 
house of Isham Singh, then in the east direction till the house of Naveen, then In the west direction till Ramesh's 
house (7RS5BRPJ9), then in the north direction till Anil's house, then in the north direction till Ramesh's shop 
(7RLEDKG8), then in the west direction till Main Pai Road, then in the south direction till Kendu Peer, which is the 
starting point. 

Ward No. 15:- Starting point is from Kaithli Gate School in west direction till Government School (7RPY YP33) then 
in south direction till Satpal's shop (7FRTYYVV1), then in west direction along Ramesh's shop till Main Pai Road, 
then in north direction till pala ram (7RDRVPIO), After that in the North direction till Bablu’s Shop, after that in the 
west direction till Ravi verma’s House then in the north direction till the park (7R2T8AV9) running along 
Dharampal's house, then in the east direction till Chandi Seth's shop(7RR52K27), then in the south direction till the 
boundary of Hooda, after that Then in the eastern direction along the HUDA border till the police post (7RVK80V8), 
then in the southern direction till Kaithli Gate School which is the starting point. 


Ward No. 16:- Starting from the park in Chandi Seth (7RR52K27) Wali Gali, moving towards the west till the 
municipal limits, then moving in the south direction till Rice Mill Cellar (7RINRNY6), then in the east direction till 
Pai Road, then moving in the north direction till Bablu’s shop (7RVEBFH0), then in the west direction till the Ravi 
Verma’s house, then in the north direction till park (7R2T8PVP), which is the starting point. 


VIKAS GUPTA, 
Commissioner and Secretary to Government Haryana, 
Urban Local Bodies Department. 


10916—C.S.—H.G.P., Pkl. 


